रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - -- उप - खण्ड (ii ) 
PART IISection 3 – Sub -section ( ii ) 

. प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1132 ]] 
No. 1132 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 21, 2005 / आश्विन 29 , 1927 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2005 /ASVINA 29, 1927 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2005 
सं . 32 ( आरई - 2005 ) / 2004 - 2009 
का . आ . 1527 ( अ ). - विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 . 
के पैरा 1.3, 2. 1 और 2.29 के साथ पठित विदेश व्यापार ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( क्रम संख्या 66 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निर्यात और आयात मदों के 
आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण, 2004 - 2009 के अनुसूची- 2 में , 
एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 

" अनुसूची - 2 के अध्याय 14 में क्रम सं. 66 के मद्दे, कॉलम 
"निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रविष्टि 31 -3 - 2007 तक मुक्त के 
बजाय 31 - 3 - 2008 तक मुक्त पढ़ा जाएगा । फलस्वरूप 
अनुसूची - 2 के अध्याय 44 में टिप्पणी सं. 2 भी मली बैम्बू 
( मैलोकैना बैक्सिफेरा) 31 -3 - 2008 तक मुक्त रूप से आयात 
योग्य है । ब्यौरे अध्याय 14 में देखे जा सकते हैं । " 
3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

[ फा . सं. 01 /91 / 171 /16/ एएम 04/ पी सी -3 ] 
के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं 

पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st October, 2005 

No . 32 ( RE -2005 / 2004 -2009 

S . O . 1527 (E ). - In exercisc of powers conferred 
by Section 5 ofthe Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act , 1992 (Sl. No . 66 ) read with paras 1. 3, 2. 1 
and 2. 29 of the Foreign Trade Policy, 2004 — 2009 (as 
amended from time to time), the Central Government 
hereby makes following amendments in “ Schedule- 2 of 
the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 
2004 -- 2009 " : 

" Against Sr. No. 66 in Chapter 14 of Schedule - 2. the 
entry under the column Export Policy may be read 
as Free till 31 - 3 -2008 instead of Free till 31- 3 - 2007 . 
Consequently Note No . 2 in Chapter 44 of Schedule-2 
may also be read as “ Muli Bamboo (Melocanna 
baccifera ) is freely exportable up to 31 -3 -2008 . The 
details may be seen in Chapter 14. " 
3. This issues in Public Interest. 

[ F No. 01/ 91 /171 /16 / AM04/ PC -III] 
K . T. CHACKO , Director General of Foreign Trade & 

ex- officio Addl. Secy. 


3113 GI2005 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


